" 


सत्यमेव जयते 


OUT 
. OF 


GOVTS 


ARYANA 


Haryana Government Gazette 


> 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 
© Govt . of Haryana 
No. 198-2021 / Ext . ] CHANDIGARH , TUESDAY , NOVEMBER 30 , 2021 ( AGRAHAYANA 9 , 1943 SAKA ) 

हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 30 नवम्बर , 2021 
संख्या 52 / 79 / 2021-2क1.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 ( 1973 का 24 ) , की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , हरियाणा सरकार , शहरी स्थानीय 
निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 19 / 2017-301 , दिनांक 22 मई 2017 में यथा परिनिश्चित वर्तमान सीमा और नीचे 
दी गई अनूसूची में यथा विनिर्दिष्ट अब प्रस्तावित सीमा के क्षेत्र को जिला , कुरूक्षेत्र की नगर परिषद , थानेसर में सम्मिलित 
करने का अपना आशय घोषित करते हैं । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छहः सप्ताह की अवधि की 
समाप्ति पर या इसके पश्चात सरकार अधिसूचना के प्रारूप पर , ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित , यदि कोई हों , उपायुक्त , 
कुरूक्षेत्र को माध्यम से प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , शहरी स्थानीय निकाय विभाग , चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से 
अधिसूचना के प्रारूप के संबध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में प्राप्त किये जाए , विचार 


, 


करेगी । 


सीमाओं की अनुसूची 
उत्तर : - मौजा मिर्जापूर के आयत संख्या न 9 के खसरा संख्या 15 की किला लाईन की बाहरी सीमा पर उत्तर पश्चिम कोने 

से आरम्भ होकर पूर्व की तरफ सरस्वती नदी के दक्षिण सीमा के साथ - साथ मौजा दर्रा खेड़ा में सरस्वती के अन्तिम 
बिंदू तक तथा फिर मौजा दर्रा खेडा की उत्तरी सीमा के साथ साथ मौजा दर्रा खेड़ा , बहरी तथा दर्रा खुर्द की नितम्ब 
स्तम्भ तक अर्थात खसरा संख्या 73 मौजा दर्रा खेड़ा के उत्तर पूर्व कोने तक तथा फिर उत्तर की तरफ सीधी लाईन 
में मौजा दर्रा खुर्द की पश्चिम के साथ आयत संख्या 29 के खसरा 16 के उत्तरी कोने तक तथा फिर उत्तर की 
तरफ झांसा रोड़ा या मौजा दर्रा खूर्द की पश्चिम सीमा के साथ - साथ सरस्वती नदी के दक्षिणा कोने तक फिर 
सरस्वती नदी के दक्षिण कोने के पूर्व की तरफ चलते हूऐ आयत संख्या 36 के खसरा संख्या 6 के उत्तर की तरफ 
चलते हुए खसरा संख्या 20 // 10 से फिर उत्तर की और चलते हुए खसरा संख्या 3 // 13 से पूर्व की तरफ चलते 
हुए खसरा संख्या 2 // 24 तक और फिर उत्तर से दक्षिण की और खेड़ी मारकण्डा और दर्रा खुर्द की सीमा के 
साथ - साथ चलते हुए सरस्वती नदी तक और फिर सरस्वती नदी को दक्षिण सीमा के साथ - साथ मौजा बीड पिपली 
के आयत संख्या 13 खसरा संख्या 15/2 के उत्तर पूर्व कोने तक । फिर दक्षिण की तरफ मौजा बीड़ तत्पश्चात 
पिपली के आयत संख्या 13 के खसरा संख्या 15/2 , 16/1 , 25 के पूर्वी सीमा के साथ - साथ तथा फिर दक्षिण की 
और मौजा बीड़ पिपली के आयत संख्या 15 के खसरा संख्या 5,6 / 1,6 / 2,15,16,25 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ 
तथा दक्षिण की तरफ मौजा बीड पिपली के खसरा संख्या 26/5 के पूर्वी सीमा के साथ - साथ फिर मौजा पिपली के 
खसरा संख्या 11 के उत्तर पूर्वी कोने से मौजा पिपली और बीड पिपली की सरहद के साथ पूर्व दिशा में जी.टी. रोड 
की ओर चलते हुए खसरा संख्या 421/1 मौजा पिपली का उत्तर पूर्व कोना जी.टी. रोड तक और इसके बाद जी.टी. 
रोड एन.एच. 1 की सीमा के साथ -2 दक्षिण की और चलते हुए खसरा संख्या 392 दक्षिण पूर्व कोना ( मौजा पिपली ) 

( 4026 ) 


4027 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , NOV . 30 , 2021 ( AGHN . 9 , 1943 SAKA ) 
पिपली कुरूक्षेत्र रोड तक नगरपरिषद की पुरानी सीमा खसरा संख्या 366 तक इसके बाद और इसके बाद 
कुरूक्षेत्र - पिपली रोड़ की दक्षिण सीमा के साथ - साथ खसरा संख्या 366 मौजा पिपली के उत्तरी पूर्वी कोने तक और 
इसके बाद जी 0 टी 0 रोड़ को पार करते हुए पूर्व की और खसरा संख्या 452 मौजा पिपली के पश्चिमी उत्तरी कोने को 
मिलाते हुए पूर्व की और लाडवा रोड़ की दक्षिण सीमा के साथ - साथ जी 0 टी 0 रोड की पूर्वी सीमा से 1000 फुट तक 

लम्बले के रूप में । 
पूर्वः- जी 0 टी 0 रोड की पूर्वी सीमा से लाडवा रोड की दक्षिण सीमा पर 1000 फूट पूर्व की ओर लम्बले के रूप में , वाले बिन्दू 

से आरम्भ होकर जी 0 टी 0 रोड के पूर्वी सीमा से 1000 फुट की समानांतर दूरी सीधी रेखा पर मौजा बीड पिपली के 
आयत संख्या 45 खसरा संख्या 24 उत्तर पश्चिम से शुरू करके किला लाईन पर पूर्व की ओर पूर्व कोना से दक्षिण 
की तरफ किला लाईन पर चलते हुए आयत संख्या 45 किला संख्या 25 का दक्षिण पूर्व कोना से किला लाईन पर 
चलते हुए आयत संख्या 48 खसरा संख्या 4 का पूर्व दक्षिण कोना आयत संख्या 48 किला संख्या 7 का पश्चिम 
दक्षिण कोना से पूर्व की ओर चलते हुए आयत संख्या 49 खसरा संख्या 11 का पूर्व उत्तर के कोने से दक्षिण की ओर 
किला लाईन पर चलते हुए आयत संख्या 49 खसरा संख्या 20 फिर आयत संख्या 49 , खसरा संख्या 20 से पूर्व की 
ओर किला लाईन पर जहाँ आयत संख्या 49 , किला संख्या 17 का उत्तर पूर्व कोना से दक्षिण की ओर किला लाईन 
पर चलते हुए आयत संख्या 49 खसरा संख्या 17 का पूर्व दक्षिण कोना से पूर्व की ओर चलते हुए आयत संख्या 49 , 
किला संख्या 25 की उत्तर पश्चिम के कोने से मौजा बीड पिपली ओर मौजा उमरी की सरहद के साथ दक्षिण की 
ओर चलते हुए आयत संख्या 56 किला संख्या 8 मौजा बीड पिपली के मध्य बिन्दू से उत्तर की ओर किला लाईन 
पर चलते हुए आयत संख्या 51 खसरा संख्या 18 का दक्षिण पूर्व कोने से पश्चिम की तरफ किला लाईन पर चलते 
हुए आयत संख्या 51 खसरा संख्या 19 के दक्षिण पश्चिम कोने से उत्तर की ओर किला लाईन पर चलते हुए आयत 
संख्या 51 किला संख्या 11 का दक्षिण पूर्व कोना से किला लाईन पर चलते हुए आयत संख्या 52 , किला संख्या 15 
के मध्य बिन्दू नगरपरिषद की पुरानी सीमा जहां मिलती है , तक पहुंचे इसके बाद जी.टी. रोड के पूर्व की ओर 1000 
फुट समानांतर दक्षिण की ओर नगरपरिषद की पुरानी सीमा के साथ चलते हुए मौजा उमरी आयत संख्या 34 किला 
संख्या 2 का उत्तर पश्चिम कोने से पूर्व की ओर किला लाईन पर चलते हुए आयत संख्या 34 किला संख्या 3 का 
पूर्व उत्तर कोने से दक्षिण की ओर किला लाईन पर चलते हुए आयत संख्या 23 किला संख्या 17 का पश्चिम उत्तर 
के कोने से पूर्व की ओर किला लाईन पर चलते हुए आयत संख्या 23 खसरा संख्या 18 का पश्चिम उत्तर के कोने से 
उत्तर की ओर चलते हुए आयत संख्या 23 खसरा संख्या 15 के उत्तर पश्चिम कोने से पूर्व की ओर चलते हुए 
आयत संख्या 25 खसरा संख्या 12 के पूर्व उत्तर के कोने से उत्तर की ओर चलते हुए आयत संख्या 25 खसरा 
संख्या 8 के उत्तर पश्चिम कोने से किला लाईन पर पूर्व की ओर चलते हुए आयत संख्या 25 खसरा संख्या 7 के 
पूर्व उत्तर के कोने से उत्तर की ओर चलते हुए आयत संख्या 25 खसरा संख्या 5 से पश्चिम उत्तर कोने से पूर्व की 
ओर किला लाईन पर चलते हुए आयत संख्या 26 खसरा संख्या 3 के 

संख्या 26 खसरा संख्या 3 के पूर्व उत्तर कोने से दक्षिण की ओर किला 
लाईन पर चलते हुए आयत संख्या न 26 खसरा संख्या 13 का पूर्व उत्तर कोने से चौतांग नाले के साथ -2 दक्षिण की 
ओर चलते हुए आयत संख्या 31 खसरा संख्या 22/1 के दक्षिण पूर्व कोने से पश्चिम की ओर किला लाईन पर चलते 
हुए आयत संख्या 32 खसरा संख्या 21 के बाद उत्तर की ओर किला लाईन पर चलते हुए आयत संख्या 32 किला 
संख्या 10 के पश्चिम दक्षिण कोने तक के बाद पश्चिम की ओर चलते हुए आयत संख्या 33 किला संख्या 7 के 
मध्य कोने तक के बाद दक्षिण की ओर चलते हुए आयत संख्या 33 किला संख्या 19/1 के पूर्व दक्षिण कोने तक के 
बाद किला लाईन पर पश्चिम की ओर चलते हुए आयत संख्या 33 किला संख्या 11 के पश्चिम दक्षिण कोने तक 
उसके बाद उत्तर की ओर चलते हुए आयत संख्या 33 किला संख्या 10 के मध्य बिन्दू जोकि पश्चिम और दक्षिण 
बिन्दू बनता है । इसके बाद पश्चिम की ओर चलते हुए आयत संख्या 34 किला संख्या 7/2 के पश्चिम दक्षिण के 
कोने से दक्षिण की ओर किला लाईन पर चलते हुए चौंतांग नाले को पार करके उमरी रोड की उत्तर दिशा पर 
आयत संख्या 45 किला संख्या 3/2 के पूर्व दक्षिण कोने पर इसके बाद पश्चिम की ओर चलते हुए नगर परिषद की 
पुरानी सीमा जो आयत संख्या 45 , किला संख्या 2/1 , जोकि पश्चिम दक्षिण का कौना है , तक इसके बाद जी 0 टी 0 
रोड के लम्बलेत दक्षिण की ओर चलते हुए 1000 फुट लाईन पर आयत संख्या 45 , खसरा संख्या 2/1 , आयत संख्या 

66 , खसरा संख्या 17/1 , गाँव उमरी रोड के उत्तरी सीमा तक । 
दक्षिण : - उमरी रोड की उतरी सीमा वाले बिन्दु जहा पर आयत 66 , खसरा संख्या 17/1 पर मिलता है , से आरम्भ होगा 

पश्चिम की ओर उमरी रोड की सीमा के साथ - साथ जी 0 टी 0 रोड को पार करते हुए आयत संख्या 67 , किला संख्या 
2 , का उतरी पश्चिमी कौना जो उमरी रोड व जी 0 टी 0 रोड पर मिलता है , जी 0 टी 0 रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए 
आयत संख्या 67 , किला संख्या 13 का दक्षिणी पूर्वी कौना जो जी 0 टी 0 रोड को मिलता है , पश्चित की ओर चलते हुए 
सैक्टर -30 की दक्षिण सीमा के साथ - साथ पश्चित की ओर आयत संख्या 70 , खसरा संख्या 14 के दक्षिण पश्चिम 
कौने से दक्षिण की ओर चलते हुए गॉव कलाल माजरा की सीमा के साथ - साथ आयत संख्या 177 , किला संख्या 3 
का पूर्व दक्षिण कौना से पश्चिम की ओर गाँव कलाल माजरा की सीमा के साथ लगते हुए आयत संख्या 70 , खसरा 
संख्या 21 के उत्तर पश्चिम कौने तक इसके बाद दक्षिण की ओर चलते हुए पूर्व दक्षिण कौना किला संख्या 73 , 
खसरा संख्या 1 से पश्चिम की ओर गाँव उमरी के आयत संख्या 72 , किला संख्या 3 तक पलवल व उमरी की सीमा 
तक लगता है , से आगे निकलते हुए आयत संख्या 26 , किला संख्या 3 , मौजा पलवल , पश्चिम की ओर चलते हुए 
आयत संख्या 27 , किला संख्या 1 का दक्षिण पश्चिम कौना तक इसके बाद आयत संख्या 27 , किला संख्या 1 से उत्तर 


, 


, 


4028 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , NOV . 30 , 2021 ( AGHN . 9 , 1943 SAKA ) 
की ओर चलते हुए गॉव पलवल के आयत संख्या 24 किला संख्या 1 के उत्तर पश्चिम कोने तक उसके बाद पूर्व की 
ओर मुडते हुए गाँव पलवल के आयत संख्या 25 , किला संख्या 1 का पूर्वी उत्तरी कौने तक से उत्तर की ओर मुडते 
हुए चौतांग नाले तक । आयत संख्या 40 , किला न 0 . 9 , गॉव उमरी तक नगर परिषद , थानेसर की पुरानी सीमा के 
उत्तरी पश्चिम सीमा तक फिर इस बिन्दु से चौंतांग नाले के उत्तर दिशा के साथ - साथ पश्चिम की ओर चलते हुए 
अम्बाला दिल्ली रेलवे लाईन की पूर्वी सीमा पर मौजा दर्शकला के आयत संख्या 56 खसरा संख्या 5/1 पश्चिमी 
दक्षिण कोने तक । इसके बाद रेलवे लाईन को पार करते हुए पश्चिम की और गांव दरा कलां थानेसर के आयत 
संख्या 56 खसरा संख्या 4/1 के पूर्वी दक्षिणी कोने तक । इसके बाद सीधी लाईन में दराकलां थानेसर की दक्षिणी 
सीमा के साथ - साथ आयत संख्या 56 खसरा 22 के पूर्वी दक्षिणी कोने तक । इसके बाद पश्चिम की और गांव दराकलां 
थानेसर की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ गांव दराकलां थानेसर के आयत संख्या 82 खसरा संख्या 24 के पूर्वी दक्षिणी 
कोने तक । इसके पश्चात पश्चिम की और आयत संख्या 82,83 और 84 के दक्षिणी सीमा के साथ - साथ गांव खेड़ी 
ब्राहमण की उत्तरी सीमा तक । इसके बाद दराकलां थानेसर की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ गांव दराकलां थानेसर , 
खेडी ब्राहमण और आलमपुर के नितम्ब स्तम्बो तक इसके बाद दोबारा पश्चिम की और दराकलां थानेसर की दक्षिणी 
सीमा के साथ - साथ गांव आलमपुर , दराकलां थानेसर व दयालपुर के नितम्ब स्तम्बो तक । इसके बाद गांव दयालपुर 
की उत्तरी सीमा के साथ - साथ बाणगंगा माईनर को पार करते हुए गांव दयालपुर के आयत संख्या 71 के उत्तर 
पश्चिमी कोने तक । इसके बाद दक्षिण की और बाणगंगा माईनर की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ गांव दयालपुर के 
आयत संख्या 30 खसरा संख्या 20/2/1 के पूर्वी दक्षिणी कोने तक । इसके बाद पश्चिम की और एक सीधी रेखा में 
आयत संख्या 30 खसरा संख्या 20/2/1 आयत संख्या 29 के खसरा संख्या 16/1/1 , 15/2/1 , 14/2 , 
8/1 , 9/1 , 2/1/1 , 1/2/1 और 1/1/1 आयत संख्या 28 के खसरा संख्या 5/2 , आयत संख्या 20 के 
खसरा संख्या 25/2 , 24/2 , 17/1 , 23/1/2 , 18/2/1 , 19/1 , 20/1 व 11/1 आयत संख्या 21 के खसरा 
संख्या 15/1 , 14/2/1 ओर 7/1 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ चलते हुए तथा इनके बीच में रवैन्यू रास्ता के 
खसरा संख्या 177,75,73 व 171 को पार करते हुए गांव दयालपुर के आयत संख्या 21 के खसरा संख्या 7/1 के 

दक्षिणी पश्चिमी कोने तक । 
पश्चिमः- तत्पश्चात उत्तर दिशा की ओर गांव दयालपुर की आयत संख्या 21 के खसरा संख्या 8 तथा 3 की आयत संख्या 14 

के खसरा संख्या 23 , 18/2 , 18/1 , 13 , 8 और 3 आयत संख्या 8 के खसरा संख्या 23 , 18 और गांव मिर्जापुर के 
आयात संख्या 55 के खसरा संख्या 18 और 13 की पूर्वी सीमा के साथ साथ गांव मिर्जापुर के आयत संख्या 55 के 
खसरा संख्या 13 के उत्तरी कोने तक । तत्पश्चात पश्चिम की ओर गांव मिर्जापुर के आयत संख्या 55 के खसरा 
संख्या 8 , 9/1 , 9/2 , 9/10 की दक्षिण सीमा के साथ गांव मिर्जापुर की आयत संख्या 55 के खसरा संख्या 10 के 
पश्चिम दक्षिणी कोने तक । तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव मिर्जापुर के आयत संख्या 55 के खसरा संख्या 10 और 
आयत संख्या 54 के खसरा संख्या 26 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ गांव दर्राखेड़ा थानेसर की सीमा को मिलाते 
हुए गांव मिर्जापुर की पूर्वी सीमा के साथ साथ तथा इसके बाद अमीन माईनर को पार करते हुए गांव मिर्जापुर के 
आयत संख्या 21 के खसरा संख्या 26 के पूर्व दक्षिण कोने तक । तत्पश्चात पश्चिम और उत्तर की और अमीन 
माईनर की उत्तरी सीमा के साथ साथ गांव मिर्जापुर के आयत संख्या 15 के खसरा संख्या 25/2 के उत्तरी पश्चिमी 
कोने तक तत्पश्चात कुरुक्षेत्र पेहवा रोड को पार करते हुए गांव मिर्जापुर के आयत संख्या 15 खसरा संख्या 16 , 
15/2 , 15/1 , 6 और 5 तथा आयत संख्या 9 के खसरा संख्या 25 , 16 और 15 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ 
प्रारंभिक बिन्दू गांव मिर्जापुर के आयत संख्या 9 के खसरा संख्या 15 के उत्तरी पश्चिमी कोने की बाहरी सीमा तक । 


, 


, 


, 


, 


अरूण गुप्ता 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 30th November , 2021 
No. 52 / 79 / 2021-2C1.- In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 4 of the 
Haryana Municipal Act 1973 ( Act 24 of 1973 ) the Governor of Haryana hereby declares his intention to include 
within the limits of Municipal Council , Thanesar in District , Kurukshetra the area as defined in the Haryana 
Government , Urban Local Bodies Department notification No. 18 / 19 / 2017-3C1 , dated 22th , May , 2017 and the 
boundaries now proposed as specified in the schedule given below . 

Notice is hereby given that the draft of notification shall be taken into consideration by the Government on the 
expiry of the period of six weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazette , together with 
objections or suggestions , if any , which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana , Urban 
Local Bodies Department , from any person in respect of the draft of notification before the expiry of the period so 
specified . 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , NOV . 30 , 2021 ( AGHN . 9 , 1943 SAKA ) 


4029 


SCHEDULED OF BOUNDARY 


2 


North : - Staring from the north west corner of Khasra No. 15 of rectangular No.9 of Moja Mirzapur on outer kila line 

of towards east along the southern boundary of saraswati up to the end point of saraswati in Moja Darra 
Khera and then alongwith the north boundary of Moja , Darra Khera up to the tri junction piller of Moja Darra 
Khera , Bahri and Darra Khurd i.e. Upto north east corner of Khasra No. 73 Moja Darra Khera . Then is 
straight line along with the western boundary of Moja Darra Khurd towards north upto north corner of 
Khasra No. 16 of rectangle No.29 then towards north along with the western boundary of Jhansa road or 
Moja Darra Khurd upto southern side of Saraswati then form south corner to east side of Sarswati rectangle 
No.36 Khasra No.6 towards north Khasra No.20 // 10 then towards north Khasra No. 37/13 towards east 
Khasra No.2 // 24 and then north to south side along with the boundary of Kheri Markanda and Darra Khurd to 
saraswati canal and then along with the southern side of saraswati Canal upto the north east corner of Khasra 
No.15 / 2 rectangle No.13 of Bid Pipli . Thence towards south along with the eastern boundary of Khasra No. 
15/2 , 16/1 , 25 of the Rectangle No. 15 of Moja Bid Pipli and then towards south alongwith the eastern 
boundary of Khasra No.5 , 6/1 , 6/2 , 15 , 16 , 25 of Rectangle No.15 Moja Bid Pipli . Thence towards south 
along with the eastern boundary of Khasra No. 26/5 Moja Bid Pipli . Thence from North east corner of Khasra 
No.11 of Moja Pipli and Village boundary of Bid Pipli towards east side on G.T. Road upto Khasra No. 
421/1 Moja Pipli of North East Corner at G.T. Road and then alongwith G.T. Road NH - 1 towards south upto 
Khasra no . 392 , southern corner of Moja Pipli upto Kurukshetra Pipli Main Road where old Municipal Limit 
of Municipal Council , Thanesar , Khasra No. 366 then alongwith the southern boundary of Kurukshetra Pipli 
road upto the north east corner of Khasra No.366 Moja Pipli and then crossing the G.T. road towards east 
meeting the west north Corner of Khasra No.452 Moja Pipli . Thence towards east along with southern side of 

Ladwa road upto the point at a vertical distance of 1000 from eastern boundary Of G.T. road 
East : - Starting from the point 1000 ' away from eastern side of G.T. road on southern side of Ladwa road in a 

straight line at a parallel distance of 1000 ' from the eastern boundary of G.T. road Moja Bir Pipli Rectangle 
No. 45 , Khasra No. 24 , North - West on Killa line towards east Rectangle No. 45 , Khasra No. 24 , North 
eastern corner to Killa line towards south Rectangle No. 45 , Khasra No. 25 , upto South east corner towards 
west on Killa line Rectangle No. 48 , Khasra No. 4 upto eastern south corner to Killa line 

ards south upto 
Rectangle No. 48 , Killa No. 7 , West - southern corner towards east side Rectangle No. 49 , Khasra No. 11 , east 
north corner towards south on Killa line Rectangle No. 49 , Khasra No. 20 then Rectangle No. 49 , Khasra No. 
20 , east side on Killa line where Rectangle No. 49 , Killa No. 17 , North - East Corner then towards south on 
Killa line upto Rectangle No. 49 , Khasra No. 17 , eastern southern corner then east side going upto Rectangle 
No. 49 , Khasra No. 25 , North - East Corner to Moja Bir Pipli and Moja Umri and boundary of Moja Umri 
alongwith south side going Rectangle No. 56 , Khasra No. 8 , Moja Bir Pipli , central point of Khasra No. 8 
then towards North side going on Killa line Rectangle No. 51 , Khasra No. 19 south eastern corner to west 
side Killa line going on upto Rectangle No. 51 , Khasra No. 19 south west corner , on killa line west east side 
going on Rectangle No. 51 , Khasra No. 11 south eastern corner on Killa line upto Rectangle No. 52 , Khasra 
No. 15 central point of Khasra No. 15 where old Municipal Limit then alongwith G.T. Road east side and 
strait line of 1000 feet south side where old Municipal Limit meets then Moja Umri , Rectangle No. 34 , 
Khasra No. 2 upto north west corner then towards east side on Killa line going on upto Rectangle No. 34 , 
Khasra No. 3 east north corner to south side on Killa line going upto Rectangle No. 23 , Killa No. 17 eastern 
northern corner to east side on going Killa line Rectangle No. 23 , Killa No. 18 west north corner to north side 
on going upto Rectangle No. 23 , Khasra No. 15 north west corner to east side going on upto Rectangle No. 
25 , Khasra No. 12 east north corner to going on north side upto Rectangle No. 25 , Khasra No. 8 corner of 
north west to going on east side Killa line then going on upto Rectangle No. 25 , Khasra No. 7 east north 
corner to north side going on upto Rectangle No. 25 , Khasra No. 5 corner of west north of Khasra No 5 then 
east side turn on going Killa line Rectangle No. 26 , Khasra No. 3 upto north east corner to south side on Killa 
line Rectangle No. 26 , Khasra No. 13 of east north corner to alongwith Chautang Nallah south side going 
upto Rectangle No.31 corner of south east Khasra No. 22/1 to west side on Killa line going on upto 
Rectangle No. 32 , Khasra No. 21 then turn north side on Killa line upto Rectangle No. 32 , Killa No. 10 of 
west southern corner then towards west side upto Rectangle No. 33 , Killa No. 7 central point then turn to 
south side going upto Rectangle No. 33 , Khasra No. 19/1 east south corner then going on Killa line upto 
Rectangle No. 33 , Khasra No. 11 west south corner then turn north side going on upto Rectangle No. 33 , 
Khasra No. 10 central point where south and west point intersect then towards west side going on upto 
Rectangle No. 34 , Khasra No. 7/2 , west south corner then towards south on Killa line crossing the Chautang 
Nallah upto Umri Road North Side Rectangle No. 45 , Khasra No. 3/2 east south corner then towards west 
side going on old Municipal Limit Rectangle No. 45 , Khasra No. 2/1 where West southern corner meets then 
towards parallel to G.T. Road south side line of 1000 feet upto Rectangle No. 45 , Khasra No. 2/1 to 
Rectangle No. 66 , Khasra No. 17/1 of Village Umri of north side of Umri Road . 


> 


> 


> 


2 


> 


4030 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , NOV . 30 , 2021 ( AGHN . 9 , 1943 SAKA ) 


> 


S 


South : - Starting from the meeting points north side of Umri Road where its meet Rectangle No. 66 , Khasra No. 17/1 

towards west alongwith the north side of Umri Road and then crossing the G.T. Road Rectangle No. 67 , 
Khasra No. 2 north - west corner meet with Umri Road and G.T. Road . Then towards south on G.T. Road upto 
Rectangle No. 67 , Khasra No. 13 , south west corner where its meets at G.T. Road . Then turn west side going 
with outer boundary of south side of Sector - 30 then turn west side upto Rectangle No. 70 , Khasra No. 14 
south west corner then turn south side boundary of Village Kalal Majra , Rectangle No. 177 , Khasra No. 3 
corner of east south then turn west side alongwith Village Kalal Majra limit , Rectangle No. 70 , Khasra No. 
21 , north west corner then turn south side going on east south corner of Rectangle No. 73 , Khasra No. 1 
towards turn west side of Village Umri , Rectangle No. 72 , Khasra No. 3 upto limit of Moja Palwal and Umri 
then going on upto Rectangle No. 26 , Khasra No. 3 of Moja Palwal then turn west side going upto Rectangle 
No. 27 , Khasra No. 1 south west corner then Rectangle No. 27 , Khasra No. 1 going on north side of Moja 
Palwal , Rectangle No. 24 , Khasra No. 1 towards south west corner then turn to east side Moja Palwal , 
Rectangle . No. 25 , Khasra No. 1 east north corner then north side towards Chautang Nallah , Rectangle No. 
40 , Killa No. 9 , Village Umri where meets with old Municipal Limit north west side then from this point 
alongwith Chautang Nallah north side going to west side Ambala Delhi Railway line at west south corner of 
Khasra No. 5/1 , Rectangle No. 56 of Village Darra Kalan then crossing the railway line at east south corner 
of Khasra No. 4/1 Rectangle No. 56 of Village Darra Kalan , Thanesar and then in straight line meeting the 
southern boundary of Darra Kalan at east south corner of Khasra No. 22 Rectangle No. 56 and then towards 
west along with the southern village boundary of Darra Kalan upto east corner of Khasra No. 24 Rectangle 
No. 82 , 83 and 84 meeting the northern boundary of Kheri Brahaman , Thence along the southern village 
boundary of Village Darra Kalan upto the tri junction pillar of Village Alampur , village Darra Kalan , 
Dayalpur . Thence along the northern boundary of Village Dayalpur crossing the Baan Ganga Minor upto 
north west corner of Khasra No. 71 of Village Dayalpur . Thence towards south along the western boundary 
of Baan Ganga Minor upto east south corner of Khasra No. 20/2/1 Rectangle No. 30 of Dayalpur . Thence 
towards west in a straight line along with the southern side of Khasra No. 20/2/1 of Rectangle No. 30 and 
Rectangle No. 29 and Khasra No. 16/1/1 , 15/2/1 , 15/1/2 , 14/2 , 8/1 , 9/1 , 2/1 , 1/1 , 1/2/1 and 1/1/1 of Rectangle 
No. 28 and Khasra No. 5/2 of Rectangle No. 20 and Khasra No. 25/2 , 24/2 , 17/1 , 23/1/2 , 18/2/1 , 19/1 , 20/1 
and 11/1 of Rectangle No. 21 and Khasra No. 15/1 , 14/2/1 and 7/1 of Rectangle No. 21 and also crossing in 
between revenue Rasta of Khasra No. 177,75,73,171 of Rectangle No. 21 of Village Dayalpur and upto 

South West corner of Khasra No. 7/1 of Village Dayalpur . 
West : - Thence towards north along the eastern boundary of Khasra no . 8 , 3 of Rectangle No. 21 and Khasra No. 23 , 

18/2 , 18/1 , 13 , 8 and 3 of Rectangle No. 14 and Khasra No. 23 , 18 of Rectangle No. 8 of Village Dayalpur 
and Khasra No. 18 and 13 of Rectangle No. 55 of Village Mirzapur upto north east corner of Khasra No. 13 
of Rectangle No. 55 of Village Mirzapur . Thence towards west along the southern boundary of Khasra No. 8 , 
9/1 , 9/2 , 9/10 of Rectangle No. 55 Village Mirzapur meeting the west south corner of Khasra No. 10 of 
Rectangle No. 55 of Village Mirzapur . Thence towards north along the eastern boundary of Khasra No. 10 of 
rectangular No. 55 and Khasra No. 26 of Rectangle No. 54 of Village Mirzapur meeting the Village boundary 
of Darra Kalan at the north west corner of Khasra No. 26 rectangle No. 54 of Village Mirzapur . Thence along 
the eastern boundary of Village Mirzapur after crossing the Amin minor east south corner of Khasra No. 26 
of Rectangle No. 21 of Village Mirzapur . Thence towards west and north along the northern side of Amin 
Minor upto the north west corner of Khasra No. 25/2 Rectangle No. 15 of Village Mirzapur and crossing the 
Kurukshetra Pehowa road along the western side of Khasra No. 16 , 15/2 , 15/1 , 6 and 5 of Rectangle no . 15 
and Khasra no . 25 , 16 , 15 of rectangle No. 9 of Village Mirzapur upto the starting point i.e. on outer kila line 
north west corner of Khasra No. 15 Rectangle No. 9 of Village Mirzapur . 


> 


> 


> 


7 


> 


> 


ARUN GUPTA , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department . 


9396 — C.S. - H.G.P . Pkl . 


